निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 फाल्गुन 1936 ( शo ) 
पटना, मंगलवार , 3 मार्च 2015 


( सं० पटना 342) 


सं0 3 / एफ - 01 - 39/ 2014- 2080 /वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

2 मार्च 2015 
विषयः — राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारों ( मंत्रिगण , न्यायाधीशगण एवं पदाधिकारीगण ) के आवास पर एक 

आवासीय कार्यालय हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध कराये गये फर्नीचर , उपस्कर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के 
जीवन काल एवं Depreciation cost का निर्धारण तथा उनके द्वारा Depreciation cost पर 
सामग्रियों को retain करने का विकल्प दिये जाने पर Depreciation cost की राशि राजकोष में 
जमा कराकर उनके द्वारा चयनित सामग्रियों को उन्हें उपलब्ध कराने तथा शेष सामग्रियों का निष्पादन 
नियमानुसार करने के संबंध में । 

राज्य सरकार के मंत्रिगण तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके आवासीय कार्यालय के लिए 
फर्नीचर आदि की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है । वित्त विभागीय संकल्प सं0 6529 एवं 6530 दिनांक 31 . 
07. 2008 के द्वारा राज्य के मुख्य सचिव/विकास आयुक्त / सदस्य राजस्व पर्षद / प्रधान सचिव / सचिव एवं आरक्षी 
महानिदेशक को उनके आवास पर सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु फर्नीचर , उपस्कर एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण 
उपलब्ध कराये जाते है । राज्य सरकार की अन्य सेवाओं यथा न्यायिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार 
वित्त सेवा तथा अन्य सेवाओं के पदाधिकारियों को भी लैपटॉप आदि की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है । 

2. उन्हीं आवासों में नये मंत्रियों , न्यायाधीशों एवं पदाधिकारियों के आने पर या विभागों में नये 
प्राधिकारों के आने पर उनकी अपेक्षा होती है कि वे भी अनुमान्यता के आधार पर नई सामग्रियां प्राप्त करे 

और वे आवासों में पूर्व पदधारकों द्वारा प्रयुक्त सामग्रियों का सामान्यतः इस्तेमाल नहीं करते हैं । वैसे पुराने 
फर्नीचर तथा अन्य सामग्रियां कार्यालयों में या बाहर खुले आकाश में पड़ी रहती हैं और बर्बाद हो जाती हैं । 


व 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 मार्च 2015 
यदि उन्हीं प्राधिकारों ( मंत्रिगण , न्यायाधीशगण या पदाधिकारीगण ) को ऐसी सामग्रियां Depreciated cost पर 
retain करने का विकल्प दिया जाता है, तो सामग्रियों के चयन के बाद बची सामग्रियों की ही नीलामी द्वारा 
निष्पादित करने की जरूरत पड़ेगी । 

___ 3. ऐसी सामग्रियों का जीवन काल तथा Depreciated cost निर्धारण कर उन्हें संबंधित 
प्राधिकारों / पदधारकों /पदाधिकारियों को Retain करने का Option दिए जाने का विषय सरकार के समक्ष 
विचाराधीन था । वित्त विभागीय पत्रांक 6279 दिनांक 16 .07. 2014 द्वारा डा0 बी0 राजेन्दर, तत्कालीन 
सचिव (संसाधन ) की अध्यक्षता में राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारों (मंत्रिगण, न्यायाधीशगण या 
पदाधिकारीगण) के आवास पर एक आवासीय कार्यालय हेतु स्वीकृत एवं उपलब्ध कराये गये फर्नीचर, उपस्कर 
एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के जीवन काल एवं Depreciation cost निर्धारण हेतु एक समिति गठित की गयी । 

___ 4. समिति की अनुशंसा प्राप्त कर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा फर्नीचर/उपस्कर तथा 
इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों/ उपकरणों का जीवनकाल एवं क्षरण दर क्रमशः संलग्न अनुलग्नक - क एवं ख के 
अनुरूप निर्धारित किया जाता है । 

मंत्रीगण , न्यायाधीशगण तथा पदाधिकारीगण द्वारा चयनित सामग्रियों को Retain करने का विकल्प 
दिये जाने पर उनके द्वारा Depreciation cost की राशि राजकोष में जमा कराकर उन्हें उपलब्ध कराया 
जायेगा । Retain नहीं की जाने वाली सामग्रियों का निस्तार नियमानुसार किया जाएगा । 
आदेशः — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की 
जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
एच0 आर0 श्रीनिवास , 

सचिव ( संसाधन) । 

अनुलग्नक - क 
फर्नीचर एवं उपस्कर का जीवन काल एवं Depreciation दर निम्नरूपेण निर्धारित की जाती है: 
क०सं० सामग्री का नाम जीवनकाल Depreciation जीवनकाल के जीवन काल 
(वर्ष में ) 

अन्तिम वर्ष में समाप्ति के बाद 
( लागत मूल्य का Depreciation | न्यूनतम मूल्य 
प्रतिशत प्रति 

दर 


दर 


वर्ष ) 


1 


2 


सोफा सेट 


10 


99 . 5 % 


लागत मूल्य का 


0 . 5 % 


2 


10 


10 


99. 5 % 


तथैव 


1 


. 


10 


99. 5 % 


तथैव 


बेड 
डाइनिंग टेबुल 
. इसींग टेबुल 
सेण्ट्रल टेबुल 


10 


10 


99 . 5 % 


तथैव 


4 
5 


10 


10 


99. 5 % 


तथैव 


रिवॉल्विंग कुर्सी 


10 


10 


99 .5 % 


तथैव 


ऑफिस टेबुल 


10 


10 


99 . 5 % 


तथैव 


8 


टेबुल 


10 


10 


99. 5 % 


तथैव 
तथैव 


१ 


कुर्सी 


___ 10 


10 


99 . 5 % 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 मार्च 2015 


क०सं० 


Depreciation 


सामग्री का नाम । जीवनकाल 

( वर्ष में ) 


दर 


जीवनकाल के जीवन काल 
अन्तिम वर्ष में | समाप्ति के बाद 
Depreciation न्यूनतम मूल्य 


( लागत मूल्य का 
प्रतिशत प्रति 


दर 


वर्ष ) 


1 


5 


2 
आलमीरा 


10 


10 


10 


99 . 5 % 


तथैव 


11 


दीवान 


10 


99 .5 % 


तथैव 


12 


आगन्तुक कुर्सी 


05 


20 


99. 5 % 


तथैव 


13 


05 


20 


99. 5 % 


तथैव 


लकड़ी की कुर्सी 
ऑफिस कुर्सी 


14 


05 


20 


99 . 5 % 


तथैव 


15 


प्लास्टिक कुर्सी 


05 


20 


99. 5 % 


तथैव 


16 


गार्डेन कुर्सी 


05 


20 


99. 5 % 


तथैव 


17 


बुक केश 


05 


20 


99 . 5 % 


तथैव 


18 


05 


20 


99 . 5 % 


तथैव 


19 


05 


20 


99. 5 % 


तथैव 


20 


05 


20 


99. 5 % 


तथैव 


| राइटिंग टेबुल 

लकड़ी का ड्रावर 
इजी चेयर 
क्वायर मैट्रेस / 
जूट मैट्रेस / ग्रास 
मैंटिंग 


02 


50 


99 . 5 % 


तथैव 


22 


कॉटन दरी 


03 


33. 3 


99 . 5 % 


तथैव 


23 


केन गार्डन चेयर 


05 


20 


99. 5 % 


तथैव 


24 


डस्टबीन 


02 


99. 5 % 


तथैव 


25 


फोल्डिंग बेड 


02 


50 


99 . 5 % 


तथैव 


26 


| फोम मैट्रेस 


02 


50 


99. 5 % 


तथैव 


27 


03 


33 . 3 


99 . 5 % 


तथैव 


फोम कुशन 
कॉटन मैट्रेस 


28 


03 


33. 3 


99 . 5 % 


तथैव 


29 


पर्दा 


03 


33 . 3 


99. 5 % 


तथैव 


30 


30 


उलेन कॉर्पट 


03 


33. 3 


99. 5 % 


तथैव 


बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
एच0 आर0 श्रीनिवास , 

सचिव (संसाधन ) । 


PER JIGIC (31HTET UT ), 3 HIT 2015 

अनुलग्नक - ख 
IsacīART HTHOUT hi va hla ya Depreciation Go (D .R .) 

A U Felpa on uima 
Depreciation rate ( % of asset value) in between ---- 

months to ---months 


Life 


Name of 
Assets 


period 
(In year ) 


48 to 


12 to 
18 


24 to 
30 


18 to 
24 


30 to 
36 


36 to 
42 


42 to 


54 to 


S . N . 


160 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


40 % 


70 % 


88 % 


95 % 


97 % 


98 % 


99% 


99 -5 


Laptop with 
software 
Desktop with 
accessories 


40 % 


70 % 


88 % 


95 % 


97 % 


99 % 


| 99% 


99 - 5 


UPS 


13 . 9 


30 % 


49.79 


69 


88 


Printer / Scanner 


20 


40 


83 


69 
69 


Digital Camera 


13.9 


57 
49.79 
38 .5 


30 % 
| 28 


88 


6 


15 


167 73 


Stablizer 
Invertor 
Machine 


30% 


49.79 


69 


88 


88 


91 


Fax Machine 


13.9 
13.9 
15 


30 % 


49.79 


69 


Mobile Phone 


28 


38.5 


62 


10 


Television 


49.79 


88 


| 


91 


92 


11 


Wall Clock 


80 


88 


12 


Telephone Set 


88 


13.9 30% 

13 .9 30 % 
| 10 | 19 

10 19 


49. 79 
49 .79 
27 
27 


69 
69 
34 
34 


13 


Refrigerator 


| 


10 
10 


41 
41 


47 
47 


52 
52 


57 
57 


14 


Air Conditioner 


Till 
Warranty 
A . V . = Asset Value 


15 Battery 
D . R . = Depreciation 
Rate 


100 % after expiry of warranty period 


Depreciation rate ( % of asset value) in between --- - months to -- - 

months 


Fixed price after 
expiry of life period 


60 to 
66 


66 to 

72 


72 to 
78 


78 to 
84 


84 to 
90 


90 to 
96 


96 to 
102 


102 to 
108 


108 to 
114 


114 to 
120 


12 


13 


14 


15 


16 


17 


18 


19 


20 


21 


22 


0 . 5 % of A . V . 


0 .5 % of A . V . 


93 


| 


94 


95 


96 


4 % of A . V . 


7 % of A . V . 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 मार्च 2015 


94 


4 % of A. V . 


80 


14% of A. V . 


94 


4 % of A. V . 


94 


9590 


4 % of A. V . 


80 


14 % of A. V . 


4 % of A. V . 


94 


4 % of A. V . 


94 


4 % of A. V . 


66 


68 .5 - 


72 


74.5 


77 


79 .5 


81.5 - 83.5 


85 


15 % of A. V. 


__ 65 


68. 5 


___ 72 


74.5 


77 


79.5 


81.5 


83.5 


85 


- 15 % of A. V . 


Rs. 35 per k . g. 


D . R. = Depreciation 
Rate 


100 % after expiry of warranty period 

A. V.= Asset Value 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
एच0 आर0 श्रीनिवास , 

सचिव ( संसाधन ) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 342 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


